निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 514) 


16 आश्विन 1931 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 8 अक्तूबर 2009 


खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 


अधिसूचना 


1 अक्तूबर 2008 
सं0 प्र02वि01 - 22 / 2003 ( खंड -I)- 5555 — उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 30 की उपधारा (2 ) 
के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 में 
संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है : 

बिहार उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन ) नियमावली 2008 
1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ - (1 ) यह नियमावली बिहार उपभोक्ता संरक्षण ( संशोधन) नियमावली 2008 कही 
जा सकेगी । 

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । 
(3) यह उस तिथि से प्रवृत होगी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में 

अधिसूचना द्वारा नियत की जाय । 
2. उक्त नियमावली उपभोक्ता संरक्षण ( संशोधन) नियमावली 2006 से कंडिका 3 एवं 8 को विलोपित 


करना : 


उक्त उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) नियमावली 2006 में से कंडिका 3 एवं 8 को विलोपित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


( ह०) - अस्पष्ट , 
सरकार के सचिव । 


PER JGIC (31HTERUT), 8 370cc 


2009 


The 1st October 2008 
SI. No. P2BI-22 /03 ( Part 1) -5555 — In exercise of the Powers Conferred under Sub 
Section (2 ) Section 30 of Consumer Protection Act 1986 , the Governor of Bihar is pleased to 
make the following rules to amend the " The Bihar Consumer Protection Rules 1987 " . 

BIHAR CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) RULES 2008 . 
1. Short title extent and Commencement. - (1 ) These rules may be called " The Bihar 
Consumer Protection (Amendment) Rules 2008 . 

(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar. 
( 3) It shall come into force from such date as is appointed by the State Government 

by a notification in the Bihar Gazette . 
2. Repeal of Provision clause 3 and 8 of the said Rule Consumer Protection 
(Amendment) Rule 2006 . 


The Provisions of clause 3 and 8 of Consumer Protection (Amendment ) Rule 2006 Shall 


Stand repealed . 


By order of the Governor of Bihar , 


(Sd )- Illegible , 

Secretary 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JVC (HHTERUT) 514 -571 + 500 - Ocotton 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


